रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 11 , 2019 / फाल्गुन 20 , 1940 
NEW DELHI,MONDAY, MARCH 11 , 2019 /PHALGUNA 20, 1940 


सं .1192 ] 
No. 1192 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 8 मार्च, 2019 


का . आ . 1335 ( अ). - केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 5744 ( अ) तरीख 14 नवम्बर 2018, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग- II , खण्ड- 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 233 के 269. 000 कि0मी0 से 292.000 कि0मी0 (वाराणसी- आजमगढ़ सेक्शन) तक के भू-खण्ड के 
निर्माण ( चार लेन का बनाने / चौड़ा करने ), अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 21 नवम्बर , 2018 तारीख 
को “हिन्दुस्तान” और “द टाईम्स आफ इन्डिया ” में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


1686 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमो से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 233 के 269. 000 कि . मी . से 292.000 कि . मी. तक 
( वाराणसी - आजमगढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : वाराणसी 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 
2 ॥ 3 ॥ 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


संख्या 


तालुक का नाम : सदर 


| गांव का नाम: गोसाईपुर मोहों 


मि0) नसरुद्दीन , बदरुद्दीन, सराजुद्दीन , 
जमालुद्दीन पुत्रगण जलील अहमद नि0गण 
चोलापुर मि0) रविशंकर पुत्र सरजू नि0 
तेवर मि0 ) श्यामसुन्दर , राजेन्दर पुत्रगण 
बृद्धू नि0 स्था0 व मन्नालाल पुत्र छब्बन 
प्रसाद नि0 तेवर स्था0 मि0 ) प्रभादेवी 
पत्नी प्यारेलाल गुप्ता व विनोद पुत्र 
प्यारेलाल नि0 गोसाईपुर मि0) कुमारी 
देवी पत्नी बाबूनन्दन नि0 स्थानीय मि0 ) 
प्यारेलाल , छागुर, रमेश पुत्रगण बाबूनन्दन 
व विनय ना0बा0 उम्र 14 वर्ष पुत्र 
रामभरोस व हीरावती देवी पत्नी 
रामभरोस नि0 स्था0 मि0) मन्नालाल पुत्र 
छब्बन प्रसाद विश्वकर्मा नि0 तेवर मि0 ) 
आवादी 


539 


अन्य 


कृषि/ आबादी 


0. 1016 


2010 


निजीकृषि 


0.013 


रामजतन , रामचरन , भरतलाल , गोविन्द 
पुत्रगण लालता व मुन्नी देवी पत्नी लालता 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


व लालजी पुत्र जयदयाल प्रसाद नि0 स्था0 
व श्रीमती सरोजा देवी पत्नी लालजी नि0 
कटारी, पर0 कटेहर व श्री गामा प्रसाद पुत्र 
सीताराम व सरोजा देवी पत्नी लालजी गुप्त 
नि0 गोसाईपुर मोहॉव 


3911 


1911 


निजीकृषि 


प्यारेलाल, छागुर, रमेश पुत्रगण बाबूनन्दन 
व विनय पुत्र रामभरोस व हिरावती देवी 
पत्नी रामभरोस व भोला पुत्र चैथी निगण 
राजापुर 


कृषि 


0.003 _ 


0 . 003 


4912 


4 


निजीकृषि 


बनारसी , संजय पुत्रगण बचानू व शान्ति 
देवी पत्नी बचानू नि0 स्था0 व श्रीमती 
बुटनी देवी पत्नी सचानू नि0 ग्राम व 
कन्हैया, प्यारे, अच्छेलाल पुत्रगण 
हरिचरण व विजय बहादुर , राजेश कुमार 
पुत्रगण कालीचरण व धर्मादेवी पत्नी 
कालीचरन नि0 ग्राम 


0.006 


गांव का नाम: रसड़ा 


5137 


| 137 


मि0) गोरखनाथ, राजनाथ, अमरनाथ 
पुत्रगण कल्पनाथ नि0 स्था0 मि0) शेख 
सैयदअली उर्फ दल्ली पुत्र सोब्बन नि0 
ग्राम व वीरेन्द्र प्रताप, रविन्द्र प्रताप 
पुत्रगण रामचन्द्र नि0 स्था0 व श्रीमती 
मीरा देवी पत्नी लोकनाथ गुप्ता नि0 
पहाड़पुर ( दानगंज ) सुल्तानीपुर, वाराणसी 
व नन्दलाल विश्वकर्मा पुत्र कैलाश 
विश्वकर्मा नि0 कैथोर, सुल्तानीपुर 
वाराणसी । 


निजी 


निजीकृषि 


0.025 _ 


0 . 025 


| गुलाब पुत्र चिथरु व मन्त्री देवी पत्नी चिथरु 
व दुलार , चरन पुत्रगण बाबूनन्दन नि0ग्राम 


|| जसवन्त , रामआसरे , शंकर पुत्रगण चन्द्रमा 
नि0 स्था0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


मि0) जसवन्त, रामआश्रय , शंकर पुत्रगण 
चन्द्रमा नि0ग्राम व नामवर पुत्र विक्रमा 
| नि0 स्था0 मि0) रमाशंकर पुत्र बाबूनन्दन 
नि0 स्था0 


8 ||142 


निजी 


कृषि 


0.047 


159 


159 


निजीकृषि 


मि0) रमाशंकर पुत्र बाबूनन्दन नि0 स्था0 
मि0) श्रीमती लालती देवी पत्नी रमाशंकर 
व शंकर पुत्र चन्द्रमा व रामाश्रय, शंकर , 
जसवन्त पुत्रगण चन्द्रमा नि0 स्थानीय 


निजी 


कृषि 


0 . 031 


031 


1160 


निजीकृषि 


0.07 । 


भानूप्रताप, रामआसरे पुत्रगण मन्नन व 
जगरानी देवी पत्नी मन्नन नि0 परसौड़ी , 
केराकत , जौनपुर 


विरेन्दप्रताप , रविन्द्रप्रताप पुत्रगण 
रामचन्दर नि0 ग्राम 


|| 161 


निजी 


कृषि 


0 . 16 


176 


निजीकृषि 


राजनाथ पुत्र सिरजू नि0 स्था0 


निजी 


कृषि 


10 . 014 


सीरी, पारस पुत्रगण झिगुरी व बंशराज 
पुत्र रामनरेश व लालचन्द, लालजी पुत्रगण 
मित्तू व फुलेसरा देवी पत्नी मित्तू व 
राजीवकुमार, राहुल पुत्रगण रामसकल व 
राजकुमारी पत्नी रामसकल व भोला , 
रामलखन पुत्रगण बटुक व केवला देवी 
पत्नी बटुक व राजेश पुत्र शम्भू व भगवान 
पुत्र चतुरी नि0गण स्थानीय 


14178 


| 178 


रामबिलाश, शिवपूजन, पुनवासी , पाँचू 
आदि व विनोदकुमार, प्रमोद कुमार , 
॥ राधादेवी रामजीत वगैरह 


निजी 


निजीकृषि 


कृषि 


0.012 । 


0 .012 


बंशराज पुत्र रामनरेश नि0 स्था0 


15 179 
|| 16 197 


निजीकृषि 
निजी कृषि 


0.026 
0. 042 


बंशराज पुत्र रामनरेश व राजीवकुमार , 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राहुल पुत्रगण रामसकल व राजकुमारी 
पत्नी रामसकल व भोला, रामलखन 
पुत्रगण बटुक व केवला देवी पत्नी बटुक 
निगण स्थानीय 


17199 


17 | 199 


निजी 


निजी 


धर्मेन्द्र, जनीन्दर पुत्रगण किशोरीलाल 
नि0गण स्था0 व अजय कुमार , अक्षय 
कुमार पुत्रगण रामप्रताप व पार्वती देवी 
पत्नी रामप्रताप निगण ग्राम 


कृषि 


0.018 


0 . 018 


गांव का नाम: उदयपुर 


18 251 


निजीकृषि 


0.0317 


कविन्द्र नरायन, पतिन्द्र नरायन पुत्रगण 
उपेन्द्र नरायन व कौशलेन्द्र नरायन , 
सत्येन्द्र नरायन पुत्रगण विजय नरायन 
नि0गण स्था0 व अतुल यादव पुत्र अनन्त 
देव यादव नि0 टहर , किसुनदेवपुर, पो0 
टहर वाजिदपुर, बूढ़नपुर, आजमगढ़ व 
शशिकला पत्नी रामकिसुन मौर्य व अंजू 
देवी पत्नी लालचन्द सिंह कुशवाहा नि0गण 
म0नं0 एस0 9/ 3-4 नई बस्ती हुकुलगंज 
वाराणसी व राजेश कन्नौजिया पुत्र स्व0 
सहतीराम नि0 लेन नं0 4ए/ ए भक्तिनगर 
कालोनी पाण्डेयपुर वाराणसी व विजय 
कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रमाशंकर पाण्डेय 
नि0 दुर्गादेवी, पोस्ट सिकन्दरपुर, जिला 
बलिया व चन्द्रकं अत मिश्र पुत्र सुरेन्द्र मिश्र 
नि0 ग्राम बेरुमल जमदरा , पो0 चकरा , 
जिला मऊ व अरविन्द कुमार पुत्र 
रामकिर्ति चैबे व मोनिका चैबे पत्नी 
अरविन्द कुमार चैबे नि0 म0नं0सा0 
17/78ई -11-ए कृष्णा नगर कालोनी 
उर्मिला सदन , पहडिया वाराणसी व प्रदीप 
कुमार सर्राफ पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सर्राफ 
नि0 म0नं0 डी0 34/104ए गणेश महाल 
दशाश्वेध शहर वाराणसी व श्रीमती किन्ती 
देवी पत्नी महानंद प्रसाद नि0 एक्स । 
टी0टी0 आई0 मरियम कालेनी दीघा घाट 
पटना बिहार व आदित्य नारायण मिश्रा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii) ] 


पुत्र सत्य नारायण मिश्रा नि0 म0नं0 
TOO 37 /56 114104 ARTURI 


कुल 


||0.7583 


[ Ft. H. NHA /11013/01/ 2010/ LA - Notif./BOT/ PIU - Varanasi/3D1] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th March , 2019 
S . O . 1335 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , published vide S . O . 5744 ( E ) dated the 14th November, 2018 , published on 15th November , 2018 in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (ii) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four 
laning , etc .), maintenance, management and operation of Natioanl Highway No.-233 on the stretch of land from Km 
269.000 to Km 292 .000 (Varanasi- Azamgarh section ) in the district of VARANASI in the state ofUTTAR PRADESH 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and “ The Times of India” 
both dated 21th November 2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 269. 000 to Km . 292 .000 (Varanasi- Azamgarh section ) in the district of VARANASI 

in the state of UTTAR PRADESH . 


State : UTTAR PRADESH 


District: VARANASI 


Sr . 


Type of Land 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : Sadar 
Viilage:Gosaipur Mohaon 


539 


Common 


Agricultural/Aabadi ||0 . 1016 


Me.) Nasruddin , Badruddin , 
Sarajuddin , Jamaluddin S /o Jalil 
Ahamad R /o Cholapur Me.) 
Ravishankar S / o Sarju R / o Tewar Me. ) 
Shyamsundar , Rajendar S /o Budhu R /o 


[ TT II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


locla & Mannalal S /o Chhabban Prasad 
R /o Tewar Me.) Prabha Devi W /o 
PyarelalGupta & Vinod S /o Pyarelal 
R /o Gosaipur Me.) Kumari Devi W /o 
Babunandab R /o LocalMe.) Pyarelal, 
Chhangur, Ramesh S /o Babunandan & 
Vinay miner age 14 years S /o 
Rambharos & Hirawati Devi W /o 
Rambharos R /o Local Me.) Mannalal 
S /o Chhabban Prasad Vishwakarma R /o 
Tewar Me.) Awadi 


1910 


Private 


Agricultural 


0 .013 


Ramjatan , Ramcharan , Bharatlal, 
Govind S /o Lalta & Munni Devi W /o 
Lalta & Lalji S /o Jaidayal Prasad R /o 
Local & Smt. Saroja Devi W /o Lalji 
R /o Katari ] Pargna Katehar & Shri 
Gama Prasad S / o Sitaram & Saroja 
Devi W / o LaljiGupta R /o Gosaipur 
Mohaw 


||3 


911 


Private 


Agricultural 


0 . 003 


Pyarelal, Chhangur, Ramesh S /o 
Babunandan & Vinay S /o Rambharosh 
& Hirawati Devi W / o Rambharos & 
Bhola S / o Chauthi R /o Rajapur 


Private 


Agricultural 


0 .006 


Banarasi , Sanjay S /o Bachanu & Shanti 
Devi W / o Bachanu R /o Local & Smt. 
Butni Devi W /o Sachanu R / o Gram & 
Kanhaiya , pyare , Achhelal S /o 
Haricharan & Vijay Bahadur, Rajesh 
Kumar S / o Kalicharan & Dharma Devi 
W /o Kalicharan R / o Gram 


Viilage: Rasada 


5 


137 


Private 


Agricultural 


0 . 025 


Me.) Gorakhnath , Rajnath , Amarnath 
S /o Kalpnath R /o Local Me.) Shekh 
Saiyadali alias Dalli S / o Sobban R /o 
Gram . & Virendra Pratap , Ravindra 
Pratap S /o Ramchandra R /o Local & 
Smt. Mira Devi W /o Loknath Gupta 
R /o Pahadpur (Danganj) Sultanipur, 
Varanasi & Nandlal Viswkarma S /o 
Kailash Vishwakarma R /o Kaithor, 
Sultanipur, Varanasi 
Gulab S /o Chitharu & Manni Devi W / o 
Chithru & Dular , Charan S /o 
Babunandan R / o Gram . 


| 138 


Private 


Agricultural 


|| 0 .038 


141 


Private 


Agricultural 


||0 .096 


Jaswant, Ramashray , Shankar Slo 
Chandrama R /o Local 


| 142 


Private 


Agricultural 


0 . 047 


Me.) Jaswant, Ramashray, Shankar Slo 
Chandrama & Namwar S /o Bikrama 
R /o Local Me.) Ramashankar S /o 
Babunandan R /o Local 


| 159 


Private 


Agricultural 


0 . 031 


Me.) Ramashankar S /o Babunandan 
R /o Local Me.) Smt. Lalti Devi W / o 
Ramashankar & Shankar S /o 
Chandrama & Ramashray , Shankar , 
Jaswant S /o Chandrama R /o Local 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


160 


Private 


Agricultural 


0 .07 


Bhanupratap , Ramashre Slo Mannan & 
Jagrani Devi W /o Mannan R / o 
Parsaudi, Kerakat, Jaunpur 


| 161 


Private 


Agricultural 


10 . 16 


Virendra Pratap , Ravindra Pratap S /o 
Ramchandra R /o Local 


176 


Private 


Agricultural 


0 .014 


|Rajnath S /o Sirju R /o Local 


| 13 


||177 


Private 


Agricultural 


0 .024 


Siri ,Paras S /o Jhiguri & Bansraj Slo 
Ramnares & Lalchand, Lalji S /o Mittu 
& Phulesara Devi W /o Mittu & Rajiv 
Kumar, Rahul S /o Ramsakal & 
Rajkumari W / o Ramsakal & Bhola, 
Raklakhan S / o Batuk & Kewla Devi 
W /o Batuk R /o Local & Rajesh S /o 
Shambhu & Bhagwan S /o Chaturi R /o 
Local 


178 


Private 


Agricultural 


0 .012 


Rambilash , Shivpujan , Punwasi , 
Panchu & Vinod Kumar, Pramod 
Kumar, Radha Devi, Ramjit & Others 


179 


Private 


Agricultural 


0 . 026 


Banshraj S / o Ramnaresh R /o Local 


16 


197 


Private 


Agricultural 


0 .042 


Banshraj Slo Ramnaresh & Rajiv 
Kumar, Rahul S /o Ramsakal & 
Rajkumari W /o Ramsakal & Bhola , 
Ramlakhan S / o Batuk & Kewla Devi 
W /o Batuk R / o Local 


17 


| 199 


Private 


Agricultural 


0 .018 


Dharmendra , Janindra S /o Kishorilal 
R /o Local & Ajay Kumar , Akshay 
Kumar S / o Rampratap & Parwati Devi 
W /o Rampratap R /o Gram 


Viilage : Udaypur 


||18 


|| 251 


Private 


Agricultural 


0 . 0317 


Kavindra Narayan , Patindra Narayan 
S /o Upendra Narayan & Kaushalendra 
Narayan , Satyandra Narayan S /o Vijay 
Narayan R /o Local & Atul Yadav Slo 
Anant dev Yadav R /o Tahar 
Kisundevpur, Po . Tahar Wajidpur, 
Budhanpur, Azamgarh . & Shashikala 
W /o Ramkisun Maurya & Anju Devi 
W /o Lalchand Kushwaha R /o H .No. S 
9 /3 -4 Naee Basti Hukulganj Varanasi & 
Rajes Kannaujiya S /o Lt. Sahati Ram 
R /o Lane No. 4 , Bhakti Nagar coloney 
Pandeypur Varanasi & Vijay Kumar 
pandey S /o Ramashankar Pandey R /o 
Durgadevi, Po . Sikandarpur, Distt. 
Baliya & Chandrakant Mishra Slo 
Surendra Mishra R /o Gram Berumal 
Jamdra. Po . Chakra, Distt. Mau & 
Arvind Kumar S /o Ramkirti Chaubey & 
Monika Chaubey W / o Arvind Kumar 
Chaubey R /o H .No. 17 / 78E -11A 


[ TT II 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Krishna Nagar Coloney Urmila Sadan , 
Pahadiya Varanasi. & Pradip Kumar 
Sarraf S /o Lt. Omprakash Sarraf R /o 
H .No. D -34/ 104A Ganesh Mahal 
Dasashwmedh Shahar Varanasi & Smt. 
Kinti Devi W /o Mahanand Prasad R /o 
X . T. T .I.t Mariyam Coloney Dighaghat 
Patna , Bihar & Aditya Narayan Mishra 
S /o Satya Narayan Mishra R /o H .No . 
C .K . 37 /56 Bansphatak Varanasi 


TOTAL 


0 .7583 


[F . No . NHAI/ 11013/01/2010 /LA - Notif ./BOT/PIU - Varanasi /3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
Date: 2019.03. 13 
12 : 25 : 04 + 05 30 


KUMAR 


12:25:04 +05 30 


